निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 731 ) पटना , मंगलवार , 31 जुलाई 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

25 जुलाई 2018 
सं० 17 / प्रो .- 07 - 06 / 2016 , सा .प्र. / 9876 — बिहार पुर्नगठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अंतिम राज्यावंटन 
के पश्चात् गृह (विशेष ) विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक - 10458 दिनांक 17.12.2009 एवं पत्रांक - 9606 दिनांक 
13.05.2011 द्वारा एकल आधार एवं पत्रांक - 277 दिनांक 03.02.2009, पत्रांक - 3715 दिनांक 25.04.2011 एवं 
पत्रांक - 2372 दिनांक 11.03.2016 द्वारा पारस्परिक सहमति के आधार पर बिहार राज्य में स्थानांतरित बिहार सचिवालय 
सेवा के सहायकों की मूल वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश सं0 - 192 दिनांक 06 . 05 . 2016 द्वारा 
पुनर्निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों को उनकी प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि में पूर्व 
में दी गयी प्रोन्नति की तिथि को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है: 


क्र . सं . प्रशाखा पदाधिकारी सहायक की 

का नाम / विभाग 
का नाम 

वरीयता 
क्रमांक 


मूल 


प्रशाखा 
पदाधिकारी के 
पद पर पूर्व में 
दी गयी प्रोन्नति 

की तिथि 


संशोधित / 

| प्रशाखा पदाधिकारी 
पुनर्निर्धारित 

के पद पर 
वरीयता क्रमांक 

। संशोधित प्रोन्नति 

की तिथि 


4 


3079 / भाग - 1 | 


23 .06. 2014 


3319(i) / भाग - 1 


21.06. 2016 


श्री अमीय रंजन पुष्प, 
प्रशाखा पदाधिकारी , 
पुलिस महानिदेशक 
का कार्यालय 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 जुलाई 2018 


क्र . सं . | 


प्रशाखा पदाधिकारी सहायक की 
का नाम / विभाग मूल 
का नाम 

वरीयता 
क्रमांक 


प्रशाखा 
पदाधिकारी के 
पद पर पूर्व में 
दी गयी प्रोन्नति 

की तिथि 


संशोधित / प्रशाखा पदाधिकारी 
पुनर्निर्धारित के पद पर 
वरीयता क्रमांक । संशोधित प्रोन्नति 

की तिथि 


3124 / भाग - 1 


23.06. 2014 


3319( ii ) / भाग - 1 


21. 06. 2016 


श्री विनय कुमार 
विद्यार्थी, प्रशाखा 
पदाधिकारी, 
स्वास्थ्य विभाग 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 731 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


